निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 234 ) 


9 ज्येष्ठ 1934 ( AO ) 
पटना, बुधवार, 30 मई 2012 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

29 मई 2012 
सं0 एल / एच०जी० - 1510 / 2006 - 5026 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी में जिला समादेष्टा के रूप में पदस्थापित 
निम्नांकित पदाधिकारीगण को बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 648( a) के अनुसरण में जिला समादेष्टा (पुलिस 
उपाधीक्षक स्तर) कोटि में नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट किया जाता है: 


क्रम सं० नाम / धारित पद का पदनाम 

2 
1 श्री संदीप कुमार, जिला समादेष्टा । 

श्री आमिर इसरार, जिला समादेष्टा 
श्री त्रिलोकनाथ झा , जिला समादेष्टा 
श्री अखिलेश कुमार ठाकुर, जिला समादेष्टा 
श्री गोपाल कुमार, जिला समादेष्टा 


सम्पुष्टि की तिथि 

3 
03.03. 2009 
03.03. 2009 
05. 09. 2010 
05. 09. 2010 
05. 09. 2010 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 234- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


